338 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 29, 2010 ( ASAR. 8, 1932 SAKA) 


[ PARTI 


शिक्षा विभाग 


दिनांक 14 जनवरी, 2010 


संख्या 1/48-08 Ad. (2).- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए हिन्दी या वर्नाकुलर प्रश्न पत्रों को छोड़कर विभिन्न पदों के लिए समय- समय पर लागू सक्रीनिंग 
टैस्ट लिखित परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने सहित सभी परीक्षा कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से संबधित उक्त अधिनियम के 
उपबंधों से छूट विनिर्दिष्ट करते हैं । 


राजन गुप्ता, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 


शिक्षा विभाग । 


EDUCATION DEPARTMENT 


The 14th January, 2010 


No. 1/ 48-08 Ad.( 2).- In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Haryana 
Official Language Act, 1969 ( 17 of 1969 ), the Governor of Haryana Sereby specifies the exemption from the 
provisions of said Act regarding use of Hindi in all examination works of the Haryana Public Service Commission 
including setting of question papers meant for screening tests / written examinations as applicable for various posts 
from time to time except Hindi or Vernacular papers, for a period of three years from the date of issue of this 
notification , in the Official Gazette . 


RAJAN GUPTA , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana, Education Department. 


47219 - C.S. - H.G.P., Chd , 


